निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 वैशाख 1932 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 18 मई 2010 


( सं० पटना 327 ) 


ऊर्जाविभाग 


शुद्धि पत्र 

7 मई 2010 
सं0 प्र02 / वि०परा0समिति - 28 / 06 - 06 — विभागीय अधिसूचना संख्या 05, दिनांक 28 अप्रील 2010 के 
क्रमांक 8 में अंकित श्री राजेश कुमार उर्फ राजू यादव, सदस्य, बिहार विधान सभा के स्थान पर श्री राजेश कुमार 
उर्फ राजू यादव, सदस्य, बिहार विधान परिषद् तथा क्रमांक 9 में श्री प्रेम कुमार मणि, सदस्य , बिहार विधान - सभा के 
स्थान पर श्री प्रेम कुमार मणि , सदस्य, बिहार विधान परिषद् पढ़ा जाय । शेष यथावत् होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 327-571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


